रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004 /99 


AILUR 


CERIES 


AMRAAN 


PRASH 


AURANIK 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2016 / पौष 9 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 30 , 2016 /PAUSA 9, 1938 


सं . 381 ] 
No. 381 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 


शुद्धि- पत्र अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2016 
विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अधिकतम 355 .6 एम. एम . अथवा 14” ओडी, आयरन, अलॉय 
अथवा नॉन- अलॉय (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा), होट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड 
सीमलेस ट्यूब, पाइप एवं होलो प्रोफाइल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच । 

सं . 14/2/ 2015-डीजीएडी. - समय- समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (जिसे 
एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और समय- समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की 
पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 (जिसे एतद्पश्चात 
नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन रोधी जांच के संबंध में दिनांक 9 दिसम्बर , 
2016 की अधिसूचना सं . 14/2/2015-डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम जारीकिए हैं । 

2. दिनांक 01 . 03.2016 की संशोधित अधिसूचना सं. 12 / 2016-सीमा शुल्क के तहत दिनांक 17. 03 . 2012 की 
सीमा शुल्क अधिसूचना सं . 12/ 2012 में क्रम सं . 356 का लोप किए जाने के कारण यथा आवश्यक तत्संबंधी आंशिक संशोधन 
करते हुए, जिसके पैरा 12 (i) ख इस प्रकार पढ़ा जाता है : 
ख . दिनांक 17 मार्च, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं . 12 /12012 के क्रम सं. 356 पर यथा विनिर्दिष्ट 

गैर - एपीआई और प्रीमियम ज्वाइंट / प्रीमियम कनेक्शन/ प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब एवं पाइप । 


6033 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


Site [reto Aruf gefa tet 124 (ii) 

F T YAR 96T FIATÈ : 
Farid 17 HT= , 2012 fiat [ BufeTFHT . 12 / 12012 H H . 356 R T AAface 
गैर- एपीआई और प्रीमियम ज्वाइंट / प्रीमियम कनेक्शन / प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब एवं पाइप । 
उपरोक्त अधिसूचना को अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 

RT 12 (i) a 
" गैर - एपीआई और प्रीमियम ज्वाइंट/ प्रीमियम कनेक्शन/ प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब एवं पाइप " 


det 124 iii 


“ गैर -एपीआई और प्रीमियम ज्वाइंट / प्रीमियम कनेक्शन / प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब एवं पाइप ". 


डॉ . इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES) 

CORRIGENDUM NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th December, 2016 
Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Seamless tubes , pipes & hollow profiles of 

iron , alloy or non -alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or 
cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355 .6 mm or 14 " OD , 
originating in or exported from China PR . 

No. 14 /2 /2015 -DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 , as amended from time to 
time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and 
Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 , as 
amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules ) thereof, the Designated Authority has 
issued the final findings , vide notification No. 14 /2 /2015 -DGAD dated 9th December, 2016 in respect of the 
subject anti -dumping investigation . 

2 . In partial modification thereof, necessitated because of omission of serial no . 356 of Customs 

Notification No. 12 /2012 dated 17 .03. 2012 by amended Notification no . 12 /2016 -customs dated 
01.03.2016 , at Para 12 (i) B which reads as 
B . Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes & Pipes 

as prescribed under customs notification no . 12 /12012 dated 17th March 2012 at serial 
number 356 . 

And para 124 ( iii) below the duty table which reads as 
iii. Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes & Pipes 

as prescribed under customs notification no . 12 /12012 dated 17th March 2012 at serial 
number 356 . 
The said notification shall now read as 
Para 12 (i) B 
" Non - API and Premium Joints /Premium Connections /Premium Threaded Tubes & Pipes” . 
Para 124 iii 
“ Non - APIand Premium Joints/Premium Connections/Premium Threaded Tubes & Pipes ” . 

Dr. INDERJIT SINGH , Addl. Secy . & Designated Authority 


Uploaded by Dte .of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 

Digitally signed by 
HARINDRA 

HARINDRA KUMAR 

Date : 2017 .01.04 
KUMAR 

13:48:56 + 05 30 


